रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


__ REGD. NO. D. L -33004/ 99 


- 


..-- 


FIC 


सयमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART - Section3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 430]] 

नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 12 , 2006 / भाद्र 21, 1928 
No. 430 __ _ NEW DELHI , TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2006/BHADRA 21 , 1928 

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2006 
सा. का.नि. 549 ( अ).-- खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम , 1956 (1956 का 
61 ) के उप - धारा 27 ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग , केंद्र सरकार 
का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर , खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी ( वर्गीकरण , नियंत्रण और 
अपील ) विनियमन , 2003 में संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाता है: 


प्राप्त कर, खादान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अधिनियम , 1956 


1 . ( 1 ) इन विनियमनों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और 

अपील ) संशोधन विनियमन , 2006 कहा जा सकता है । 


( 2 ) इस अधिसूचना में अन्यथा उपलब्ध के साथ- साथ , ये विनियमन सरकारी राजपत्र में 

प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आएंगे । 


- 


- 


- 


2 . खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील ) विनियमन , 
2003 में , 


( 1) प्रारंभिक पैराग्राफ में दिए गए शब्द , कोष्ठक और संख्याओं “ खादी और ग्रामोद्योग 

आयोग कर्मचारी (व्यवहार , अनुशासन और अपील ) विनियमन 1961 ( जहां तक कि वे 
कर्मचारियों के अनुशासन और अपनी के विनियमों से संबंधित हों ) के आंशिक 
अधिक्रमण में के स्थान पर निम्नलिखित को स्थानापन्न किया जा सकता है , नामत : 


" खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी ( व्यवहार, अनुशासन और अपील ) विनियमन , 
1961 के अधिक्रमण में " : 


( 2 ) अनुसूची में , " आयोग में पदों के संबंध में नियमित स्थापना नियोक्ता प्राधिकारी शास्ती 

आरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी के अंतर्गत पदों के 


2833 GI/ 2006 


( 1) 


THEGAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 360 


विवरण की तालिका शीर्षक के अंतर्गत अब अनुसूची में क्रम संख्या 1 से 8 तक तथा 
तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए 


निम्नलिखित को 14 अक्तूबर , 2004 से 18 जुलाई , 2006 से प्रतिस्थापित 
किया जाएगा और इन्हें इसी अवधि तक प्रतिस्थापित समझा जाएगा , यथा 


॥ 


23456 
संयुक्त मुख्य कार्यकारी आयोग सचिव, सभी शास्तियां । कृषि एवं ग्रामीण 
अधिकारी 

लघु उद्योग 

उद्योग मंत्री 
16400- 20000 

और कृषि एवं 
ग्रामीण उद्योग 


2. उप मुख्य कार्यकारी 

अधिकारी 
14300 - 18300 


3. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी 

12000 -16500 


| 4. निदेशक 

12000 - 16500 


5 . मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी 

10000 - 15200 


आयोग । सचिव , लघु शास्ति (i) कृषि एवं ग्रामीण 

कृषि एवं से (v) को उद्योग मंत्री 
ग्रामीण उद्योग छोड़कर सभी 
मंत्रालय | शास्ति 


6. 


उप -निदेशक 
10 , 000 - 15, 200 


मुख्य कार्यकारी लघु शास्ति 

अधिकारी (6) से (v) 


सचिव , 
कृषि एवं ग्रामीण 
उद्योग मंत्रालय 


17. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 

8000 - 13500 


मुख्य 
कार्यकारी 
अधिकारी 


मुख्य कार्यकारी लघु शास्ति सचिव , 
अधिकारी (i) से (v) को । कृषि एवं ग्रामीण 

छोड़कर सभी । उद्योग मंत्रालय 

शास्ति 


8 . सिविल अभियंता 

8000 - 13500 


लघु शास्ति 
(i) से (v) 


मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी " 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


( ii) 


19 जुलाई, 2006 के प्रभाव से निम्न का स्थानापन्न किया जाएगा तथा स्थानापन्न 
किया हुआ समझा जाएगा, नामत : 


4 


। 


1 


3 
आयोग 


4 
आयोग 


2 
संयुक्त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 
16400 - 20000 


5 
सभी शास्तियां | 


। 


6 
कृषि एवं ग्रामीण 
उद्योग मंत्री 


उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 
14300 - 18300 


3. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी 

12000 -16500 


निदेशक 
| 12000 -16500 


- 


आयोग 


आयोग . 


मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी 
| 10000- 15200 


लघु शास्ति । कृषि एवं ग्रामीण 
(i) से (v) को । उद्योग मंत्री 
छोड़कर सभी 

शास्ति , . 


6. 


आयोग 


उप-निदेशक 
10 ,000 - 15 , 200 


मुख्य कार्यकारी | लघु शास्ति 

अधिकारी (i) से (v) 


- 


- 


आयोग 


वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 
8000 -13500 


मुख्य 
कार्यकारी 
अधिकारी 


मुख्य कार्यकारी लघु शास्ति 
| अधिकारी (i) से (v) को 

छोड़कर सभी 

शास्ति 


सिविल अभियंता 
8000- 13500 


लघु शास्ति 
( i) से (v) 


मुख्य कार्यकारी 

अधिकारी " 


H 


[ फा. सं. 15 ( 1)/ 2006 - केवीआई- II ] . 

शेष कुमार पुलीपाका, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Parr II — SEC. 3 (1)] 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 


1 . खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सुविधा हेतु आयोग का दिनांक 14 अक्तूबर , 2004 
के अधिसूचना संख्या 1120( ई) के अंतर्गत दिनांक 14. 10 . 2004 को विघटन कर दिया गया 


था । 


2. आयोग के विघटन की अवधि के दौरान , अनुशासनात्मक और अपीलीय शक्तियों का 
प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण , 
नियंत्रण और अपील) विनियमन, 2003 की अनुसूची में यह निर्दिष्ट करना अपेक्षित था ! 
क्योंकि इन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अध्यक्ष और आयोग के कार्यालय , अब अस्तित्व में 
नहीं थे । इसलिए, अंतरिम अवधि , अर्थात आयोग के विघटन की तिथि 14 अक्तूबर , 2004 से 
19 जुलाई, 2006 को इसके पुनर्गठन तक , के लिए, उक्त अनुसूची में अनुशासनात्मक और 
अपीलीय प्राधिकारियों को , निर्दिष्ट करना संगत हो गया । इसलिए, उक्त अवधि के लिए 
अनुसूची की सारणियों में संशोधन पीछे 14 अक्तूबर , 2004 से ही प्रभावी किया । 


देष्ट करना के लिए, उक्त अतिथि 14 अक्तूबर 
, अस्तित्व में 


3 . इसके अतिरिक्त , 19 जुलाई , 2006 को अधिसूचना सं . एस . ओ. 1145( ई), दिनांक 19 
जुलाई, 2006 के तहत आयोग के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने उक्त 
विनियमनों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुशासनात्मक और अपीलीय 
प्राधिकारियों को पुनर्नामोदिष्ट करने का निर्णय लिया है । इसलिए, आयोग के पुनर्गठन के 
उपरांत अनुशासनात्मक और अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों को 
विनिर्दिष्ट करने से संबंधित अनुसूची को सारणी में दिए गए संशोधन दिनांक 19 जुलाई , 
2006 अर्थात आयोग के पुनर्गठन की तिथि से प्रभावी किए गए हैं । 


4 . यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पीछे से प्रभावशील बनाए जाने से 
किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


टिप्पण : प्रधान विनियमन भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जीएसआर 433( ई) दिनांक 

27 मई, 2003 के माध्यम से प्रकाशित किया गया । 


--.-...--..-...- 


---.-"--. 


-..--... 


... 


- 


----- 


- 


- 


- 


[ 971IUVE 30 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 I 219798 :sélreu! - 


1 LVL 


MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th September, 2006 


G .S.R . 549(E ). - In exercise of the powers conferred under sub -secinn 27 ( 1) 
of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956 ), the 
Commission , with the previous sanction of the Central Government, nereby 
makes the following regulations to amend the Khadi and Village Industries 
Commission Employees (Classification , Control and Appeal) Regulations, 2003, 
namely : 


1. (1) These Regulations may be called the Khadi and Village Industries 
Commission Employees ( Classification , Control and Appeal) Amendment 
Regulations, 2006 . 


(2) Save as otherwise provided in this notification , these Regulations shall 
come into force on the date of their publication in the official Gazette . 


. 2. In the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification , 

Control and Appeal) Regulations , 2003 , 


( 1) 


in the opening paragraph , for the words , brackets and figures in 
partial supersession of the Khadi and Village Industries Commission 
Employees (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations 1961 ( SO 
far as far as they relates to the regulations of Discipline and Appeal 
of the Employees)", the following shall be substituted , namely : 


i 


" in supersession of the Khadi and Village Industries Commission 
Employees (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1961"; 


in the Schedule , under the heading , TABLE SHOWING 
DESCRIPTION OF POST UNDER REGULAR ESTABLISHMENT 
APPOINTING AUTHORITY , AUTHORITY COMPETENT TO 
IMPOSE PENALTIES AND APPELLATTE AUTHORITY IN 
RESPECT OF THE POSTS OF THE COMMISSION ", for serial 
numbers 1 to 8 and the entries relating thereto ,- 


the following shall be substituted and shall be deemed to 
have been substituted with effect from 14th October 2004 to 
18th July , 2006 , namely : 


. 


. 


2833 G1/ 06 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART IK _ SEC. 301 


Www 


1. Tointēnier 


commission Secretary, All penalties 


Minister of 


Commission 


Joint Chief 
Executive 
Officer 
16400 
20000 


T5 
Secretary , All penalties | Minister of 
Small 

Agro and 
Scale 

Rural 
Industries 

Industries 
and Agro 
and Rural 
industries 


Deputy Chief 
Executive 
Officer 
14300 
18300 


Principal 
Scientific 
Officer 
12000 
16500 


Director 
12000 
16500 
Chief 
Scientific 
Officer 
10000 
15200 


. 


Commission Secretary . All penalties Minister of 

Ministry of excluding Agro and 
Agro and minor Rural 
Rural penalties i industries 
Industries to ( v ) 


..... 


. 


........ WWW 

.... 


... 


..... 


.. 


.. 


Deputy 
Director 
10000 
15200 


Chief 
Executive 
Officer 


ANIA 


... 


.. 


Minor Secretary , 
penalties 0) Ministry of 
to (V ) 

Agro 

and 
Rural 

industries 
All penalties Secretary , 
excluding Ministry of 
minor Agro and 
penalties (0) Rural 
to (V ) 

industries 


Sr. Scientific 
Officer 
8000- 13500 


Chief 
Executive 
Officer 


Chief 
Executive 
Officer 


Civil 
Engineer 
8000 - 13500 


Joint 
Chief 
Executive 
Officer 


Minor 

Chief 
penalties (0) Executive 
to (v ) Officer"; 


Arte 


( TTI CUS 30 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


V 


( ii) the following shall be substituted and shall be deemed to have 
been substituted with effect from 19th July , 2006 , namely : 


| 1. 


2 . 


T 
Commission Commission 


All 
penalties 


Joint Chief 
Executive 
Officer 
16400-20000 


6 . 
Minister of 
Agro and 
Rural 
Industries 


Deputy Chief 
Executive 
Officer 
14300 - 18300 


3 


Principal 
Scientific Officer 
12000 - 16500 


A . 


Director 
12000 - 16500 


15. 


Chief Scientific Commission Commission 
Officer 
10000 -15200 


All Minister of 
penalties Agro and 
excluding Rural 
minor 

Industries 
penalties 
(i) to (V ) 


Commission 


Deputy Director 
10000 15200 


Chief 
Executive 
Officer 


Minor 
penalties 
(i) to ( V) 


17 . 


Senior Scientific 
Officer 
8000 - 13500 


Chief 
Executive 
Officer 


Chief 
Executive 
Officer 


All Commission 
penalties 
excluding 
minor 
penalties 
(i) to ( v ) 


Civil Engineer 
8000 - 13500 


? 


Joint Chief | (For Chief 
Executive minor Executive 
Officer penalties) Officer". 

Üto (v ) 


[F.No. 15 (1/ 2006-KVI-I] 
SESH KUMAR PULIPAKA , Jt. Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ 


(PART II — Sec .30) 


. 


Explanatory Memorandum : 
1. The Khadi and Village Industries Commission was dissolved on 14th 
October,2004 , under notification number 1120 ( E ), dated the 14h October , 2004, in 
order to facilitate reyamping of the Commission 


2 . During the period of dissolution of the Commission , the authorities for 
exercising disciplinary and appellate powers were required to be specified in the 
Schedule to the Khadi and Village Industries Commission Employees 
(Classification , Control and Appeal) Regulations , 2003 , as the offices of the 
Chairman and the Commission hither - to - fore exercising these powers , were no 
longer in existence . It has, therefore , become pertinent to specify the disciplinary 
and appellate authonties in the said Schedule , for the interiin period i. e . the period 
between the date of dissolution of the Commission on 14 October, 2004 , till its re 
constitution on 19th July, 2006 . Hence, the amendments in the table to the 
Schedule for the said period has been given effect retrospectively from 145 
October 2004 


3. Further, consequent upon re- constitution of the Commission on 19th July, 2006 
under notification number S .O . 1145 (E ), dated 19th July , 2006 , the Central 
Government has decided to re -designate the disciplinary and appellate authorities 
for the exorcise of powers unde ; said Tegulations . Hence , the amendments in ühe 
table to the Schedule , specifying the authorities for exercising disciplinary and 
appellate powers after re - constitution of the Commission , has been given effect 
retrospectively from 19th July , 2006 , i.e . the date on which the Commission was re 
constituted . 


4 . It is certified that no person will be prejudicially affected by retrospective effect 
being given to this notification . 


Nobe.com- The Principal regulations were published in the Gazette of India vide 
notification number GSR . 433 (E ), dated the 27th May , 2003. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


